रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


man 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 293] 
No. 293 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 5 , 2014 / माघ 16 , 1935 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2014 /MAGHA 16 , 1935 


कोयला मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 4 फरवरी, 2014 
का . आ . 355( अ ). - केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) , (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्यांक का . आ . 565, तारीख 3 फरवरी , 2012 , जो भारत के राजपत्र , भाग II, खंड 3 की उप - खंड (ii ) में तारीख 11 फरवरी, 2012 को 
प्रकाशित की गई थी , द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 10587 .525 हेक्टर ( लगभग ) या 26161. 77 एकड़ ( लगभग ) माप वाली 
भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी । 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम , की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 फरवरी , 2014 से आरंभ होने 
वाले वर्ष से एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट उक्त भूमि को या ऐसी भूमि में अथवा उस पर के किसी अधिकार का अर्जन करने की अपने आशय की सूचना दे सकेगी । 

अनुसूची 
तरईमार, शेरबन्द, बईसी , सरीया , शाहपुर, दुर्गापुर ब्लाक , रायगढ़ क्षेत्र जिला - रायगढ़ ( छत्तीसगढ़ ) में कोयले का पूर्वेक्षण के लिए 
प्रस्तावित भूमि का वर्णन । 

( रेखांक संख्यांक एसईसीएल/ बीएसपी/ जीएम ( पीएलजी ) / भूमि/ 446 , तारीख 4 सितम्बर, 2013 ) 

( क ) राजस्व भूमिः 
क्रम पटवारी तहसील 

जिला 

क्षेत्र हेक्टर टिप्पणी 
संख्यांक 

हल्का नम्बर 


ग्राम 


2 


3 


धरमजयगढ़ 


रायगढ़ 


448.280 


धरमजयगढ़ 


रायगढ़ 


597.196 


शाहपुर 
दुर्गापुर 
धरमजयगढ़ 
कालोनी 


संपूर्ण 
संपूर्ण 
संपूर्ण 


धरमजयगढ़ 


रायगढ़ 


936 .243 


516 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii )] 


2 


संपूर्ण 
संपूर्ण 


तरईमार 
माढरमार 
धरमजयगढ़ 
दर्राडीह 
बईसी कालोनी 
बईसी 
आमगांव 
भंडारीमुढा 
कनाकुला 
ओगना 


धरमजयगढ़ रायगढ़ 

410. 710 
धरमजयगढ़ रायगढ़ 

156.548 
धरमजयगढ़ रायगढ़ 

2800. 001 संपूर्ण 
धरमजयगढ़ रायगढ़ 

630.600 

संपूर्ण 
धरमजयगढ़ रायगढ़ 

844.051 संपूर्ण 
धरमजयगढ़ रायगढ़ 

1125. 003 संपूर्ण 
धरमजयगढ़ रायगढ़ 

499. 431 
धरमजयगढ़ रायगढ़ 

35. 483 

संपूर्ण 
धरमजयगढ़ रायगढ़ 

281.270 संपूर्ण 
धरमजयगढ़ रायगढ़ 

1222 . 709 

संपूर्ण 
कुलः 9987.525 हेक्टर ( लगभग ) या 24679. 17 एकड़ ( लगभग ) 


संपूर्ण 


( ख ) वन भूमिः 


क्रम 


वन का नाम 


वन का प्रकार 


डीवीजन 


क्षेत्र हेक्टर 


टिप्पणी 


संख्यांक 


शेरबन्द आरक्षित वन धरमजयगढ़ रायगढ़ 

600 .000 

भाग 
कुल :600 .000 हेक्टर ( लगभग ) या 1482.60 एकड़ ( लगभग ) 
कुल : योग ( क + ख ): 9987. 525 + 600 .000 = 10587. 525 हेक्टर ( लगभग ) 

या 26161. 77 एकड़ ( लगभग ) 
तरईमार, शेरबन्द , बईसी , सरीया, शाहपुर , दुर्गापुर ब्लाक का सीमा वर्णन : 
क — ख रेखा ग्राम धरमजयगढ़ के उत्तरी सीमा में बिन्दु " क " से आरंभ होती है और ग्राम धरमजयगढ़ के उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ 

गुजरती हुई बिन्दु “ ख ” पर मिलती है । 
ख — ग रेखा बिन्दु " ख " से आरंभ होती है और ग्राम भंडारीमुढा के उत्तरी और पूर्वी सीमा के ग्राम , कनाकुला, ओगना के साथ गुजरती 

हुई दशैडीह के दक्षिण सीमा के , शेरबन्द आरक्षित वन के पूर्वी सीमा के ग्राम , आमगांव के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमा से 

होकर बिन्दु " ग " पर मिलती है । 
ग — घ रेखा बिन्दु " ग " से आरंभ होती है और ग्राम बईसी , बईसी कालोनी के दक्षिणी सीमा के साथ गुजरती हुई “ घ ” बिन्दु पर मिलती 


घ — क रेखा बिन्दु “ घ " से आरंभ होती है और ग्राम बईसी कालोनी, धरमजयगढ कालोनी तथा दुर्गापुर के पश्चिमी सीमा के , ग्राम 
दुर्गापुर, शाहपुर के उत्तरी सीमा के साथ गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 

[ फा . सं. 43015/27/ 2010 - पी. आर. आई. डब्ल्यू .- I ] 

विवेक भारद्वाज , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 


New Delhi,the 4th February , 2014 
S .O . 355 (E ). — Whereas by notification of the Governmentof India in the Ministry of Coal, number S .O . 565 , dated 
the 3rd February, 2012, issued under sub -section (1) of the section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development) 
Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ) of the 
Gazette of India , dated the 11th February, 2012 , the Central Government gave notice of its intension to prospect for coal in 
land measuring 10587.525 hectares ( approximately ) or 26161.77 acres ( approximately ) inthe locality specified in the Schedule 
appended thereto . 


[ 417 II 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Now therefore , in exercise of the power conferred by section 7 of the said Act, the Central Government hereby 
specifies a further period of one year commencing from the 10th February 2014 , as the period within which the Central 
Governmentmay give notice of its intension to acquire the said land or any rights in or over the said land specified in the 
Schedule appended hereto . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to prospect for coal in Taraimar, Sherband , Baisi, Sariya, Shahpur, Durgapur Block , 
District Raigarh (Chhattisgarh ) 


(Plan bearing number SECL /BSP /GM (PLG )/ Land /446 , dated the 4th September, 2013 ) 


A . Revenue Land : 


Sl. 


Tahsil 


District 


Remarks 


Name of 
Village 


Patwari 
Halka 
number 


Area in 
hectares 


No . 


2 


6 


7 


Shahpur 


Dharamjaigarh 


Raigarh 


448 . 280 


Full 


Durgapur 


Dharamjaigarh 


Raigarh 


597. 196 


Full 


Dharamjaigarh 


Dharamjaigarh 


Raigarh 


936 .243 


Full 


Colony 


Taraimar 


Raigarh 


410.710 


Full 


Dharamjaigarh 
Dharamjaigarh 


Madharmar 


Raigarh 


156 .548 


Full 


Dharamjaigarh 


Dharamjaigarh 


Raigarh 


2800.001 


Full 


Darridih 


Dharamjaigarh 


Raigarh 


630 .600 


Full 


Baisi Colony 


Dharamjaigarh 


Raigarh 


844 .051 


Full 


Baisi 


Raigarh 


1125 .003 


Full 


Dharamjaigarh 
Dharamjaigarh 


Amgaon 


Raigarh 


499.431 


Full 


Bhandarimudha 


Dharamjaigarh 


Raigarh 


35 .483 


Full 


Kanakula 


Dharamjaigarh 


Raigarh 


281.270 


Full 


Ogana 


Dharamjaigarh 


Raigarh 


1222.709 


Full 


Total: 9987 .525 hectares (approximately) or 24679 . 174 acres ( approximately ) 


B . Forest Land : 


Si. 


Type of Forest 


Range 


Division 


Name of 
Forest 


Remarks 


Area in 
hectares 


No. 


1 


2 


6 


7 


Sherband 


Dharamjaigarh 


Raigarh 


600 .000 


Part 


Reserve 
Forest 


Total:- 600 .000 hectares (approximately ) or 1482.60 acres (approximately ) 
Grant Total(A + B) :— 9987.525 + 600.000 = 10587.525 hectares ( approximately ) 

or 26161.77 acres (approximately) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC . 3(ii) ] 


Boundary Description Taraimar , Sherband , Baisi , Sariya , Shahpur, Durgapur Block : 


A -B 


Line starts from point A on the northern boundary of village Dharamjaigarh and passes along northern and 
eastern boundary of village Dharamjaigarh and meets at point B . 


B -C 


Line starts from point B and passes along northern and eastern boundary of village Bhandarimudha, southern 
boundary of village Kanakula , Ogana, Darridih , eastern boundary of Sherband Reserve Forest, eastern , southern 
and western boundary of village Amgaon and meets at point C . 


C -D 


Line starts from point C and passes along southern boundary of village Baisi, Baisi Colony and meets at point D . 


D - A 


Line starts from point D and passes along western boundary of village Baisi Colony, Dharamjaigarh : Colony, 
Durgapur, northern boundary of village Durgapur , Shah pur and meets at the starting point A . 


[ F . No . 43015 / 27 / 2010 - PRIW - I ] 
VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


